PO 


. 


. 


. 


. 
. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 11 राँची , बुधवार 

12 मार्च, 2014 (ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 123- 132 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


124 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 12 मार्च, 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
22 फरवरी , 2014 


संख्या- 05/ कृ०वि०प०- 30/ 2003-611/ कृ०-- झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम , 2000 
की धारा 33 क की उप धारा 2 द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा 
श्रीमती सबिया महतो, पति - स्व० सुधीर महतो, उलियान, कदमा , जमशेदपुर को झारखण्ड राज्य 
कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया जाता है | 


झारखण्ड राज्पाल के आदेश से , 


सुलसे बखला, 
निदेशक प्रशासन कृषि 

सह- संयुक्त सचिव । 


संकल्प 
28 फरवरी , 2014 


संख्या -6/ कृ०गो० - 04/ 2013-695/ कृ०-- श्री अमरेश कुमार झा , तत्कालीन अनुमंडल कृषि 
पदाधिकारी- सह-प्रभारी, जिला कृषि पदाधिकारी , सरायकेला- खरसावां ( सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में ) द्वारा वितीय वर्ष 2009- 10 में RKVY के तहत बीज गुणन प्रक्षेत्र, नीमडीह के सुदृढीकरण कार्य 
में कई गंभीर अनियमितता , जालसाजी गबन करने का आरोप प्रतिवेदित है, जिसके आलोक में श्री 
झा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र क गठित किया गया है । 


इस संबंध में सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रक एवं अपील) नियमावली , 1930 के सुसंगत 
नियमों के तहत उक्त पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 12 मार्च, 2014 

125 
श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन में श्री शुभेन्द्र झा ( सेवानिवृत , भा०प्र०से०) 
को संचालन पदाधिकारी तथा श्री ब्रजेश्वर दुबे, उप कृषि निदेशक ( सा०), कृषि निदेशालय , झारखण्ड, 
रांची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

विभागीय कार्यवाही की तिथि एवं स्थान से आरोपी पदाधिकारी को अवगत कराया जाय , 
ताकि उनके द्वारा ससमय गवाह/ साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत किया जा सकें । 

श्री झा इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपने बचाव के लिए 
स्पष्टीकरण संचालन पदाधिकरी को देंगे। यदि आरोपी पदाधिकारी अपने बचाव के लिए स्वयं या 
अधिवक्ता के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे या गवाह प्रस्तुत करना चाहे तो इस बात का उल्लेख 
वे अपने स्पष्टीकरण में करेंगे । 


संचालन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने हेत् तीन 
माह के अन्दर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । 


आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नक ( आरोप प्रपत्र क सहित ) 
श्री झा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय । 


झारखण्ड राज्पाल के आदेश से , 


( ह०/- ) अस्पष्ट, 


सरकार के सचिव । 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 


3 मार्च, 2014 


संख्या - 4 / आ - 1 - 25 / 2011 - 82 - - विभागीय संकल्प संख्या - 305 दिनांक 18 नवम्बर, 2013 
के द्वारा श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक , हजारीबाग सम्प्रति सेवा 
निवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निदेशक (प्रशासन) मानव संसाधन विकास 
विभाग, झारखंड, रॉची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । 


126 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 12 मार्च, 2014 
अतः संकल्प को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी 
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उ0 छोटानागपुर प्रमंडल , हजारीबाग - सह जिला शिक्षा पदाधिकारी , 
कोडरमा श्री मोहनचॉद मुकिम को नियुक्त किया जाता है । 

2, उक्त संकल्प के द्वारा सभी भार्त / बन्धेज यथावत लागू रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कामेश्वर प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


4 मार्च, 2014 


संख्या- 3/ अवकाश -04- 16/ 2014 का . 2216 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री प्रदीप कुमार 
प्रसाद, निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , रामगढ़ को 
दिनांक 26 अक्टूबर , 2010 से 28 अक्टूबर , 2010 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


यतीन्द्र प्रसाद , 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 12 मार्च, 2014 


127 


अधिसूचना 


6 मार्च, 2014 


संख्या -13/ वरीय नि0 सं0-58/ 2013 का0 - 2308-- श्री रेवती रमण त्रिपाठी, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश 
के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) के 
वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री त्रिपाठी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 1 अगस्त , 2008 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


6 मार्च, 2014 


संख्या-13/ वरीय नि0 सं0-124 / 2012 का0- 2309 -- श्री सीता राम प्रसाद , प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, लोहरदगा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश 
के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500 /- ( पाँच सौ रूपये मात्र ) के 
वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सीता राम प्रसाद की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
14 नवम्बर , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


128 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 12 मार्च, 2014 


अधिसूचना 

6 मार्च, 2014 
संख्या - 13 / वरीय नि0 सं0 - 59 / 2013 का0 - 2310 -- श्री रणजीत कुमार चौधरी , न्यायायुक्त- XVI 
सह-विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 -1, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं 
सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में 
अपर जिला न्यायाधीश के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र ) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री चौधरी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 25 अगस्त , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


6 मार्च, 2014 


संख्या-13/ वरीय नि0 सं0- 18 / 2013 का0 - 2311-- श्री अबनी रंजन कुमार सिन्हा, पीठासीन 
पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/ 
(पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सिन्हा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 25 अगस्त , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 12 मार्च, 2014 


129 


अधिसूचना 

10 मार्च, 2014 
संख्या -1/विविध - 8011/05 का . -2466-- श्री प्रवीण कुमार टोप्पो , भा .प्र.से . ( झाः2003 ), 
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के 
नियम 10,11,12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 12 फरवरी , 2014 से 3 मार्च, 2014 तक कुल 
20 (बीस ) दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति औपबंधिक रूप से दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधिसूचना 
11 मार्च, 2014 


संख्या-13/ वरीय नि0 सं0 - 30 / 2013 का0-2495-- श्री अनिल कुमार सिंह नं.-1, जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश-II , पलामू, डाल्टेनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र ) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 नवम्बर , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


130 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 12 मार्च, 2014 


अधिसूचना 

11 मार्च, 2014 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 53 /2013 का0- 2496 -- श्री मोहन चौबे, न्यायायुक्त -XVII- सह-विशेष 
न्यायाधीश सी . बी . आई., रांची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र ) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री चौबे की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर, 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


11 मार्च, 2014 
संख्या - 13 /वरीय नि0 सं0-56 / 2013 का0- 2497 -- श्री चन्द्रभूषण सिंह, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश-1, साहेबगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 
2001 के नियम -7(a ) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि 
में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि 
की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 नवम्बर, 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 12 मार्च, 2014 


131 


अधिसूचना 
11 मार्च, 2014 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 55 / 2013 का0- 2498 -- श्री चंद्रेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश, गिरिडीह को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि 
में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि 
की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 नवम्बर , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
11 मार्च, 2014 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 54/2013 का0-2499-- श्री गिरिजेश कुमार दुबे, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश-IV , पलामू , डाल्टेनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली , 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/ 
(पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री दुबे की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर , 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


132 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 12 मार्च, 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


- - - - - - - - - 


मैं MAYANK पुत्र SRI PRADEEP KISHORE SINHA शपथ 
पत्र सं० 01 दिनांक 6 मार्च, 2014 के द्वारा MAYANK SINHA के नाम से जाना 
जाऊँगा | MAYANK एवं MAYANK SINHA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


MAYANK SINHA 
RESIDENCE -QR . NO . 4192 

SECTOR 6 /B 
P .O & P . S. -SECTOR 6 
BOKARO STEEL CITY 
DISTT .- BOKARO 


JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 11 - 50 | 


